निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 718 ) 


10 अग्रहायण 1933 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 1 दिसम्बर 2011 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

___ 29 जुलाई 2011 
सं0 1 स्था० - 208/11 - 1595/वि०स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 718, दिनांक 21. 05.2004 द्वारा 
प्रवृत्त बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ) नियमावाली , 2003 विषयक वित्त विभागीय 
अधिसूचना संख्या 3 एम 2 - 5 - वे० प० 28 / 99 - 4685 वि० ( 2 ) , दिनांक 25. 06. 2003 , सभा सचिव 
संख्या 1661 , दिनांक 10. 09. 2010 द्वारा प्रवृत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना , 2010 एवं विभागीय स्क्रीनिंग 
समिति की दिनांक 8. 06.2011 एवं 9.06.2011 की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी में अंकित 
सभा सचिवालय के उप- सचिवों एवं अवर सचिवों ( कार्यरत / सेवा -निवृत्त ) को उनके नाम के सामने कॉलम 2 में अंकित 
वेतनमान में कॉलम 3 में अंकित तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० एवं कॉलम 2 में अंकित वेतन बैण्ड में कॉलम 3 में अंकित 
तिथि से कॉलम 4 में अंकित ग्रेड पे में तृतीय एम०ए०सी०पी० का आर्थिक लाभ स्वीकृत करते हुए तदनुसार वेतन भुगतान 
की अनुमति प्रदान की जाती है : 


क्र० 


नाम / पदनाम 


वेतनमान 
वेतन बैण्ड 


तिथि 


ग्रेड पे 


अभ्युक्ति 


श्री लक्ष्मीकान्त झा , । 
उप - सचिव 


PB- 3 
15600 
39100/ 


01 . 01 . 2009 


UU 


2. 


श्री त्रिपुरारी प्रसाद , 
से० नि० , उप - सचिव 


तृतीय एम०ए०सी०पी० 
उप - सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 24.02.2010 
तृतीय एम०ए०सी०पी० 
उप - सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 24.02. 2010 सेवा 
निवृत्ति की तिथि 31.05. 2010 


PB - 3 
15600 
39100 / 


01 . 01 . 2009 

| 7600 


क्र० 


नाम / पदनाम 


तिथि 


सं० 


श्री सुनील कुमार 
सिन्हा , 
से०नि० , उप - सचिव 


4 . 


| श्री राधेश्याम झा , 
से०नि० , अवर सचिव 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 दिसम्बर 2011 
वेतनमान 

| ग्रेड पे 

अभ्युक्ति 
वेतन बैण्ड 

तृतीय एम०ए०सी०पी० 
PB- 3 01 .01. 2009 

उप सचिव के पद पर प्रोन्नति 
15600 

7600 

की तिथि 24.02.2010 सेवा 
39100 / 

निवृत्ति की तिथि 31. 05 . 2010 
PB- 3 

तृतीय एम०ए०सी०पी० सेवा 
15600 | 01.01. 2009 

निवृत्ति की तिथि 31.12. 2009 
39100/ 
PB- 3 

तृतीय एम०ए०सी०पी० सेवा 
01 .01. 2009 
15600 

निवृत्ति की तिथि 30. 04.2011 
39100 / 
PB- 3 

तृतीय एम०ए०सी०पी० 
01.01. 2009 
15600 
39100/ 

द्वितीय ए०सी०पी० 
10000 17. 11. 2000 
15200 


7600 


5 . 


श्री चन्द्रमोहन झा , 
स्०नि० , अवर सचिव 


6 . 


श्री फूल झा , 
अवर सचिव 


7600 


प्रसाद 


( क ) 


श्री सुरेन्द्र 
सिंह , 
अवर सचिव 


01 .01. 2009 


( ख ) 
PB- 3 
15600 
39100 / 


7600 


तृतीय एम०ए०सी०पी० 
अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 02. 12. 2004 


8. | श्री 


कैलाश प्रसाद | 


( क ) 


द्वितीय ए०सी०पी० 


सिन्हा , 


10000 
15200 


18. 11. 2000 


से०नि० , अवर सचिव 


01 .01.2009 


7600 


PB- 3 
15600 
39100/ 


तृतीय एम०ए०सी०पी० 
अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 02.12.2004 से०नि० 
की तिथि 31.07 .2009 
( क ) द्वितीय ए०सी०पी० 


| 9. | श्री जयप्रकाश गुप्ता , 

से०नि० , अवर सचिव 


01. 03. 2001 


10000 
15200 


01 . 01. 2009 


( ख ) 
PB- 3 
15600 
39100/ 


7600 


( ख ) तृतीय एम०ए०सी०पी० 
अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 02. 12. 2004 से०नि० 
की तिथि 31. 12. 2009 
( क ) द्वितीय ए०सी०पी० 


10. | श्री विन्देश्वर ठाकुर , 

से०नि० , अवर सचिव | 


01 .03. 2001 


10000 
15200 


01 .01. 2009 


PB- 3 
15600 
39100/ 


7600 


( ख ) तृतीय एम०ए०सी०पी० 
अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 02.12. 2004 से०नि० 
की तिथि 30. 06. 2009 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 दिसम्बर 2011 


क्र० 


नाम / पदनाम 


वेतनमान 
वेतन बैण्ड 


तिथि 


| ग्रेड पे 


अभ्युक्ति 


सं० 


( क ) द्वितीय ए०सी०पी० 


11. | श्री सीताराम झा , 

से०नि० , अवर सचिव 


10000 
15200 


01.03. 2001 


01 .01. 2009 


7600 


PB- 3 
15600 
39100 / 


| ( ख ) तृतीय एम०ए०सी०पी० 

अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 02.12. 2004 से०नि० 
की तिथि 31.07.2009 
( क ) द्वितीय ए०सी०पी० 


( क ) 


12. | श्री चन्द्रभूषण पाठक , 

अवर सचिव 


10000 
15200 


10 .11. 2003 


10 . 11. 2009 


( ख ) तृतीय एम०ए०सी०पी० 
अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 03.02. 2005 


7600 


PB- 3 
15600 
39100/ 
10000 
15200 


द्वितीय ए०सी०पी० 


13. | श्री शत्रुध्न प्रसाद | 

यादव , 
से०नि० , अवर सचिव 


10. 11. 2003 


अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 31.12. 2004 से०नि० 
की तिथि 31. 01 . 2008 
( क ) द्वितीय ए०सी०पी० 


14. | श्री राजकिशोर राय , 

अवर सचिव 


10 . 11 . 2003 


10000 
15200 


10. 11 . 2009 


( ख ) तृतीय एम०ए०सी०पी० 
अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 3.2.2005 


1600 


15. . 


तृतीय एम०ए०सी०पी० 


श्री हरेराम मुखिया , 
अवर सचिव 


09. 06. 2010 


PB - 3 
15600 
39100/ 

PB - 3 
15600 
39100 / 

PB- 3 
15600 
39100 / 


7600 


तृतीय एम०ए०सी०पी० 


16. | श्रीलक्ष्मीकान्त 

पाण्डेय , 
से०नि० , अवर सचिव 


09 .06. 2010 


7600 


से०नि० की तिथि 31.07. 2010 


उपर्युक्त उप - सचिवों एवं अवर सचिवों ( कार्यरत । सेवा -निवृत्त ) का वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के 


नियम 22 (i ) ( ए ) ( ii) के तहत किया जायेगा । वेतनमान/पे - बैण्ड + ग्रेड - पे आर्थिक लाभ तक ही सीमित रहेगा । 


उच्चतर वेतनमान / ग्रेड - पे के पदनाम , कर्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 1 दिसम्बर 2011 
किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर कर्मी को प्रदत्त 


सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द /संशोधित कर दिया जायेगा 


तथा उनसे अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं कम भुगतान की गई राशि की भरपाई कर दी 


जायेगी । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


तारा चन्द रजक , 


अवर सचिव , बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 718-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


